निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 पौष 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 834 ) पटना, वृहस्पतिवार , 29 दिसम्बर 2011 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर 2011 
सं0 22 / नि०सि० (सिवान० ) - 11 - 21 / 2011 / 1531 — विभागीय अधिसूचना - सह - पठित ज्ञापांक 1349, 
दिनांक 3 नवम्बर 2011 द्वारा श्री सुदामा राय , कार्य अभि0, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल , ठकराहा को तत्काल प्रभाव से 
निलंबित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्व श्री राय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद CWJC No 
20243/ 2011दायर किया गया । उक्त वाद में दिनांक 23 नवम्बर 2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय 
निर्णय पारित किया गया जिसमें विभागीय अधिसूचना - सह - पठित ज्ञापांक 1349, दिनांक 03 नवम्बर 2011 को 
निरस्त करते हुये सभी तथ्यों एवं पदस्थापन अवधि के आलोक में विचार कर विभाग को Fresh/ appropriate 
आदेश पारित करने की छूट दी गयी । 

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय समीक्षोपरान्त विभागीय 
अधिसूचना - सह - पठित ज्ञापांक 1349, दिनांक 03 नवम्बर 2011 को निरस्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 834- 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


